रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 


REGD NO DL-33004/ 99 


सयपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


1 


" 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग | - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section3 _ Sub- section(ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 101 ] 
No. 101] 


नई दिल्ली, मंगलवार, बमवरी 29, 2002/ माष 9 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 29, 2002/MAGHA 9 , 1923 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2002 


का. आ . 121 ( अ). - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतल परिवहन मन्त्रालय 
की दिनांक 10 अगस्त , 2001 की अधिसूचना संख्या का आ . 773 ( अ) के अतिक्रमण मे जहाँ 
तक जिला अजमेर का सम्बन्ध है ऐसे अतिक्रमण से पूर्व पूरे कर लिए गए अथवा पूरा कर लिए 
जाने के लिए निकाल दिए गए विषयों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची 
में यथाविनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 64 किमी से 120 किमी 
तक के खण्ड ( गुलाबपूरा से स्टेशन नगर , तहसील मान्डल ,जिला भीलवाडा) (विद्यमान राष्ट्रीय 
राजमार्गो को चौड़ा करने सहित बाईपास, यदि कोई हो , का निर्माण करने हेतु ) की भूमि के सम्बन्ध 
में उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्यो का निष्पादन करने के लिए 
अपर जिला मजिस्ट्रेट ( भूमि अधिग्रहण ), जिला भीलवाडा , राजस्थान को इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशित होने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है । 


अनुसूची 


राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ( गुलाबपूरा से स्टेशन नगर, तहसील मान्डल 
जिला भीलवाडा) के 64 किमी से 120 किमी तक के प्रस्तावित अधिकार क्षेत्र में पड़ने 


303 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii ) ] 


वाली ढांचेयुक्त अथवा ढांचेरहित भूमि का संक्षिप्त व्यौरा 


जिला : भीलवाड़ा 
क्र . सं . 


गाँव का नाम 


| पुलिस तहसील 


( 3) 


गुलाबपुरा 
लम्बा 
तसवरिया 


हुड्डा 
हुड्डा 
हुड्डा 


हरीपुरा 


हुड्डा 


हुड्डा 
हुड्डा 


हुड्डा 


हुड्डा 
हुड्डा 
हुड्डा 
हुड्डा 
हुड्डा 
बनेरा 
बनेरा 


12. 


रूपाहेली 
गलोरिया का खेडा 
नग्गा जी का खेडा 
कवलियास 
सनोदिया 
भवानीपुरा 
सेरारी 
थुवलिया 
रायला 
लम्बियाकलां 
बेरा 
दाता नीलवारी 
रायसिंह पुरा 
नानकपुरा 
भाँड की बावड़ी 
हुडामाली खेड़ा 
संतोकपुरा 
स्टेशन नगर 


13. 


14 


15 . 


बनेरा 


16 . 


बनेरा 
बनेरा 


17 . 


18 . 


माण्डल , 


19. 


माण्डल 


माण्डल 


20 . 
21. 
22. 


माण्डल 


माण्डल 


[ फा . सं. महा. प्र.( पी. यू.)/1/2001 -किश. उद. के यू- III ] 

आलोक रावत, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 29th January, 2002 
S. 0 . 121 ( E). - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 3 of National 
Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) and in supercession of notification of the Government of India in . 
the Ministry of Surface Transport No . S . O . 773 ( E ) Dated 10 " August, 2001 in so far as it relates to 
the District of Bhilwara except as respects things done or omitted to be done before such 
supersession , the Central Government hereby authorises Additional District Magistrate (Land 
Acquisition ), Bhilwara District, Rajasthan as the competent authority , to perform the functions of 
such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the 


[ 4171- U093( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Official Gazette , in respect of the land of stretch from Km . 64 to Km . 120 of Natiomal Highway 
No . 79 (Gulabpura to Station Nagar , Tehsil Maandal, District Bhilwara ) ( for widening of existing 
National Highways including construction of bypass , if any) in the State of Rajasthan as specified in 
the Schedule below , till further orders . 

SCHEDULE 


Brief Description of land with or without structure falling within proposed right- of-way of National 
Highway No . 79 (Gulabpura to Station Nagar, Tehsil Maandal, District Bhilwara ) from Km 64 to 
Km . 120 in the State of Rajasthan . 
DISTRICT : BHILWARA 
Sl. No . Name of Village 

Police Tehsil 
( 1) 

( 3 ) 
Gulabpura 

Hudda 
Lamba 

Hudda 
Taswariya 

Hudda 
Haripura 

Hudda 
Rupaheli 

Hudda 
Galoria ka Khera 

Hudda 
Nagga Ji Ka Khera 

Hudda 
Kavliyas 

Hudda 
Sanodia 

Hudda 
10 . Bhawanipura 

Hudda 
11. Serari 

Hudda 
Dhuwalia 

Hudda 
Rayala 

Banera 
14 . Lambia Kala 

Banera 
Bera 

Banera 
Data Neilwari 

Banera 
Raisinghpura 

Banera 
18 . Nanakpura 

Maandal 
19 . Bhand Ki Bawari 

Maandal 
20 . Mali Khera (Mandal) 

Maandal 
Santokpura 

Maandal 
22 . Sation Nagar 

Maandal 


12 . 


15 


16 . 


17. 


21. 


[F . No. GM (PU )/ 1/2001-Kish -Udr-KU -II 


ALOK RAWAT, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


